निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 02 


24 पौष , 1930 ( श 0 ) 
पटना, बुधवार , 

14 जनवरी , 2009 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


, 


भाग -1 —नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 
भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , 

आई ० ए ० , आई ० एससी ० , 
बी ० ए ० , बी 0 एस 0 सी 0, एम 0 ए 0, एम 0 एससी , 
लॉ भाग -1 और 2 , एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , 
बी ०एस ०ई ०, डिप ० - इन - एड 0 , एम 0एस 0 और 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा- फल , कार्यक्रम, 

छात्रवृत्ति प्रदान, आदि । 
भाग -1 ग शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा 
निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


विषय- सूची 
पृष्ठ 

भाग- 4 — बिहार अधिनियम 
2-3 भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक , 

उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकि है । 
भाग -8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -9_विज्ञापन 

भाग -9 - क वन विभाग की निलामी संबंधी सूचनाएं 
5-5 भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं , और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


भाग - 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम, भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


पूरक 
पूरक - क 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


बिहार गजट , 14 जनवरी 2009 


2 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 दिसम्बर 2008 
सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-45 / 08-5770वा0 क0 -श्री प्रभात कुमार वर्मा, बिहार वित्त सेवा के 
पदाधिकारी, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, नवादा अंचल , नवादा को श्री बिनोद कुमार, 
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , प्रभारी, नवादा अंचल, नवादा के अवकाश अवधि के लिए वाणिज्य कर 
सहायक आयुक्त, प्रभारी, नवादा अंचल , नवादा के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


1 जनवरी 2009 
सं 06 / गो0-34-02 / 01 ( छाया संचिका) -06 वा 0 क0 श्री रंजन कुमार सान्याल, जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश सम्प्रति अध्यक्ष, वाणिज्य कर न्यायाधिकरण , बिहार, पटना को माननीय पटना उच्च 
न्यायालय , पटना की अधिसूचना संख्या -597 ए - सह - ज्ञापांक - 19589-99 दिनांक 24.12.08 के आलोक 
में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा के पद पर प्रभार ग्रहण करने हेतु तत्कालिक प्रभाव से विरमित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

5 जनवरी 2009 
सं ० सह. 2 / राज ( स्था .) 12 / 08-22 — विभागीय अधिसूचना संख्या -4857 दिनांक 08.12.08 द्वारा श्री ललन 
राय, उप सचिव, सहकारिता विभाग , लोक सूचना पदाधकारी सह जनशिकायत पदाधिकारी, सहकारिता विभाग , बिहार , पटना 
के रूप में अधिसूचित हैं । 

उनके अवकाश अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में श्री गुप्तेश्वर प्रसाद, अवर सचिव, सहकारिता विभाग , 
बिहार , पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त लोक सूचना पदाधिकारी सह जनशिकायत पदाधिकारी (सचिवालय प्रभाग) 
सहकारिता विभाग का कार्य करेंगे । 
यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

ह ० / -अस्पष्ट, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


अधिसूचनाएं 

10 नवम्बर, 2008 
सं II / ई1-4026 / 86-2845— श्री अभिमन्यु कुमार राय, तत्कालीन जिला अवर निबंधक , मधुबनी सम्प्रति जिला 
अवर निबंधक, सहरसा को बिहार सेवा संहिता के नियम 227,228,230 एवं 242 के अन्तर्गत निम्नांकित तिथियों को उपार्जित अवकाश 
की स्वीकृति दी जाती है : 

1. दिनांक -25.01.2006 से दिनांक 04.03.2006 तक कुल 39 ( उन्चालीस) दिनों का चिकित्सा कारणों पर | 
2. दिनांक -27.03.06 से दिनांक 22.06.06 तक कुल 88 (अठ्ठासी) दिनों का चिकित्सा कारणों पर । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजनाथ सिंह 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 14 जनवरी 2009 


3 


13 नवम्बर, 2008 
सं ० I/ E - 101 / 2008 ( खण्ड)2909_श्री शेखर नीलम कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , मगध प्रमंडल , गया के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 


सचिव । 


21 नवम्बर, 2008 
सं ०1 / ई1-701/ 2008-2994 — श्री अयाज अहमद खॉ , जिला अवर निबंधक, सीतामढ़ी को बिहार सेवा संहिता के नियम 
227,228,230,232 एवं 248 के अन्तर्गत 18.06.2008 से 30.06.2008 तक कुल 13( तेरह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी 
जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजनाथ सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 43-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


बिहार गजट , 14 जनवरी 2009 


4 


बिहार गजट ,14 जनवरी 2009 


5 


भाग-2 


आदेश 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


Building Construction Department 


Notification (Corrigendum ) 

The 31st December 2008 
No- Bhawan / Stha .- P.3- Padsthapan -01/02 (Part)—11038 (BH )-11346 (BH )—The words 
" Appellate Authority " occurring in Notification No - 11038 ( BH), Dated 23.12.2008 , due to typographical 
error shall stand expunged and in its place the words " Competent Authority " shall stand inserted with 
retrospective effect. 

2. The Notification No-11038 ( BH), Dated 23.12.2008 shall stand modified to the extent indicated 
above . 

By order of the Governor , 

Arun Kumar Singh , 
Secretary to the Government 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 43-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


